निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 301 ) 


___ 1 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार, 20 फरवरी 2015 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


अधिसूचना 

5 फरवरी 2015 
सं0 2 / सी01 - 20 - 04 / 2013 ( खंड ) गृ0आ0 - 858 - 53 वीं से 55 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार 
पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित श्री रंजीत कुमार रजक, अनु० जाति ( क्रमांक - 281352 ) ( जन्म तिथि 
11.01. 1983 ) पिता - श्री महेन्द्र प्रसाद रजक , ग्राम - हँसवर, पोस्ट - नवाबगंज , थाना - मनिहारी, जिला - कटिहार , 
पिन - 854113 को बिहार पुलिस सेवा में योगदान की तिथि से, वेतनमान - पी0बी0 - 2 + ग्रेड वेतन रु0 5400 / - में 
पुलिस उपाधीक्षक के पद पर औपबंधिक तौर पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री रजक को निदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय 
में समर्पित करें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

महाशंकर मिश्र , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 301 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 


Website : http :// egazette .bih .nic .in 


